रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


a 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 300] 
No. 300 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 1 , 2017/ माघ 12, 1938 
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2017/MAGHA 12, 1938 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 फरवरी , 2017 
का . आ . 333 ( अ). - आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के साथ पठित 
उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की 
सिफारिशों पर केन्द्र सरकार , एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 2) में उल्लिखित और उक्त राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित संस्थाओं 
को अधिसूचित करती है और उक्त संस्थाओं द्वारा जारी रखे जाने वाली पात्र परियाजनाओं या विनिर्दिष्ट स्कीमों को और उक्त सारणी के 
स्तंभ ( 3) में यथा उल्लिखित इनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है और अनुमोदन की अवधि के लिए उक्त धारा 35कग के तहत 
कटौती के रूप अनुमत की जाने वाली ऐसी लागत की अधिकतम राशि को सारणी के स्तंभ ( 4) में विनिर्दिष्ट भी करती है, नामत : 

सारणी 
क्र . सं . | संस्था/ संगठन का नाम 

परियोजना या योजना और अनुमानित | धारा 35कग के तहत कटौती के 
लागत 

रूप में अनुमत की जाने वाली 
लागत की अधिकतम राशि और 

अनुमोदन की अवधि 
( 2 ) 

( 3) 

( 4 ) 
शिवेश ऑटीज्म चैरिटेबल टस्ट . | ऑटीज्म पर जागरूकता और ऑटिज्म | वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
9- एच , केके नगर, अवरमपलयम केन्द्र के विकास के लिए 

1. 00 करोड़ रूपये की लागत 
1. 01 करोड़ रुपये 
कोयम्बटूर - 641044 
सेवा चक्करा ऑरफनेज | मौजूदा इमारत का नवीनीकरण और | वित्त वर्ष 2016 - 17 के लिए 
89 /41, सामी पिल्लई स्ट्रीट चुलई , | नए भवन की खरीद और निर्माण के लिए 

993. 40 लाख रुपये की लागत 
चेन्नई- 6001121 

993. 40 लाख रुपये 

स्वीकृत 


स्वीकृत 


555 GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


श्री अक्कलकोट स्वामी सेवा मंडल | भिखारी बच्चों , आवारा और वंचित | वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
मार्फत सी . एस . राहेटेकर प्लॉट नं 40 , 

स्लम बच्चों , के लिए पुनर्वास सह | 3. 60 करोड़ रुपये की लागत 
श्री स्वामी कृपा , | मनोरंजनात्मक घर और वरिष्ठ नागरिकों | स्वीकृत 
प्रथम तल , वदावली खंड , अंबरनाथ, | के लिए वृद्धाश्रम । 
( पूर्व) जिला : - ठाणे, महाराष्ट्र - 

3. 60 करोड़ रुपये 
421501 

गोविंदा प्रधान स्मृति संसद | ओडिशा के गंजम जिले के ग्रामीण गरीब | वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
( जीपीएसएस ) 

लोगों 

के 

लिए | 735 करोड़ रुपये की लागत 
एटी - बैंक कालोनी, पहली लेन | (i) कम्प्यूटर , मोबाइल रिपेयरिंग , 

स्वीकृत 
गेट 

आशुलिपि और टाइपिंग में लघु अवधि 
बाजार, बरहामपुर 

( आईटीआई पाठ्यक्रम ) और (ii) नर्सिंग , 
गंजाम - 760001 

डी एम एल टी , एक्स -रे मशीन ऑपरेटर , 
फिजियोथेरेपी जैसे अर्धचिकित्सा 
पाठ्यक्रमों के लिए व्यवसायिक शिक्षा 
केन्द्र की स्थापना , 

7. 35 करोड़ रुपये 
हरीशपुर प्रोस्टीट्यूट चिल्ड्रन | निराश्रित बच्चों के लिए पुनर्वास केंद्र वित्त वर्ष 2016 - 17 के लिए 
रिहैबीलीटेशन सेन्टर | 126. 00 लाख रुपये । 

126. 00 लाख रुपये की लागत 
गांव बिद्याधरपुर 

स्वीकृत 
डाकघर 

सोनारपुर , 
कोलकाता - 700150 
श्री के के . शाह सबरकंठा आरोग्य मंडल | श्री केकेशाह साबरकांठा आरोग्य मंडल | वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
वतरक 202. 43 लाख रुपये । 

202. 43 लाख रुपये की लागत 
और डाकघर वतरक 

स्वीकृत 
तालुका: बायड , जिला अरावली , 
गुजरात -383326 
सेंचुरियन साईंस एंड टेक्नोलोजी | नैनो मिनी एन्टरप्रन्योरशिप के लिए | वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
एन्टरप्रन्योरशिप फेसीलिटेशन सेन्टर | बीपीएल महिला एवं युवाओं के लिए 

10. 31 करोड़ रुपये की लागत 
एटी : अलुरी नगर | कौशल प्रशिक्षण 

स्वीकृत 
डाकघर: आर. सितारपुर , वाया | 10.31 करोड़ रुपये । 
उप्पलाडा, परालाखेमुंडी 
जिला गजपति - 761211 
बुद्धवीर एजुकेशनल ट्रस्ट | बीपीएल और अनुसूचित जनजाति | | वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
एटी - बारतोली , डाकघर जबाघट अनुसूचित जाति के छात्रों को | 

| 12. 00 करोड़ रुपये की लागत 
गुणवत्तापूर्ण स्किल इंडिया डिजिटलीकृत 
वाया झिरपानी, राउरकेला -769042 
व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के 

स्वीकृत 
पुलिस चौंकी बोंडामुंडा 
जिला सुंदरगढ़ , ओडिशा 

12.00 करोड़ रुपये । 
बाई जेरबाई वाडिया हॉस्पिटल फॉर बच्चों के बाई जेरबाई वाडिया अस्पताल | वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
चिल्ड्रन में अनुसंधान केंद्र का उन्नयन और 

110. 00 करोड़ रुपये की लागत 
आचार्य डोंडे मार्ग, परेल जिला मुंबई | आधुनिकीकरण 110.00 करोड़ रुपये । 

स्वीकृत 
400012 महाराष्ट्र 
फ्यूचर होप इंडिया राजरहाट , कोलकाता , पश्चिम बंगाल में | वित्त वर्ष 2016 -17 के लिए 
1/ 8 , रोलैंड स्कूल और छात्रावास का निर्माण 

41. 40 करोड़ रुपये की लागत 
कोलकाता - 700020 41. 40 करोड़ रुपये । 

स्वीकृत 


लिए 


रोड , 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


ट्रस्ट 


. २ 


15 


16 


सूर्योदय 

| मंदबुद्धि बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण | वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 
105 , श्रद्धा शॉपिंग सेंटर सीएचएसएल , ( नालासोपारा पश्चिम में लगभग 15 से | 

2. 60 करोड़ रुपये की लागत 
ओल्ड नगरदास रोड अंधेरी ईस्ट . मंबई | 200 बच्चों के लिए ) 

स्वीकृत 
401203 

2. 60 करोड़ रुपये । 
जैन इंडिया | छात्रवृत्ति परियोजना 

वित्त वर्ष 2016 - 17 के लिए 
सियात हाउस , | 475 . 09 लाख रुपये । 

475 .09 लाख रुपये की लागत 
चौथी मंजिल , सं . 961 , 

स्वीकृत 
पूनमाल्ली हाई रोड 
चेन्नई- 600084 
श्री गणेश सेवा ट्रस्ट 

मानसिक रूप से विकलांग व्यस्कों के | वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
फॉर एक्सेप्शनल पर्सन्स श्री गणेश लिए - सानिध्य शाश्वत लाइफ टाइम 

6. 00 करोड़ रुपये की लागत 
कानदेतू, बिकानरकट्टा स्टे होम 

स्वीकृत 
मंगलौर- 575005 

6. 00 करोड़ रुपये । 
भारत 

सेवाश्रम संघ | भारत सेवाश्रम संघ अस्पताल का 100 | वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
211, रास बिहारी एवेन्यू | बिस्तरों से 500 बिस्तर तक के विस्तार | 73.24 करोड़ रुपये की लागत 
कोलकाता -700019 लिए 73.24 करोड़ रुपये । 

स्वीकृत 
हेल्थ एंड एजूकेशन फॉर ऑल (हील ) | हील पैराडाइज़ 

वित्त वर्ष 2016- 17 के दूसरे 
हील पैराडाइज़ , थोटापल्ली गांव | 57 .00 करोड़ रुपये । 

चरण के लिए 27.30 करोड़ 
अगिरीपल्ली मंडल , कृष्णा जिला 

रुपये की लागत स्वीकृत 
आंध्र प्रदेश -521211 
राणापारा ग्राम बिकास केन्द्र | और पूर्वी मिदनापर , पश्चिमी मिदनापर वित्त वर्ष 2016 - 17 के लिए 
गांव और बांकुरा के पिछड़े जिले में ग्रामीण 

6.84 करोड़ रुपये की लागत 
डाकघर देवराह , पुलिस चौंकी आमटा | गरीबों के लिए महिला सशक्तिकरण बाल | 

| स्वीकृत 
हावड़ा - 711401 पश्चिम बंगाल शिक्षा। 

6. 84 करोड़ रुपये । 
आनन्दम सं . 2 , सारंगापानी 

आनन्दम | आनन्दम धर्मशाला । । वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
सेंट कृष्णापुरम 

अम्बतर आनन्दम ट्यूशन सेन्टर | आनन्दम 

881 .00 लाख रुपये की लागत 
मेडिकल केयर सेंटर 
चेन्नई- 600053 

स्वीकृत 
881. 00 लाख रुपये । 
विवेकानंद केंद्र रॉक मेमोरियल | भारतीय संस्कृति , योग और प्रबंधन के | वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
और विवेकानन्द 

लिए विवेकानंद केंद्र अकादमी 6. 25 करोड़ रुपये की लागत 
विवेकानंदपुरम ( वीके एआईसीवाईएएम ) 

स्वीकृत 
कन्याकुमारी- 629702 

6. 25 करोड़ रुपये । 
जागृति 

युवा संस्थान | वर्मी कम्पोस्ट जैविक खाद निर्माण | वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
ग्राम जामगांव डाकघर | प्रशिक्षण कार्यक्रम 

10. 00 लाख रुपये की लागत 
जामगांव , तहसील नैनपुर | 10.00 लाख रुपये । 

स्वीकृत 
जिला 

मण्डला - 481776 
मध्य प्रदेश 
| इस्कॉन फूड रिलिफ फाउंडेशन | जरूरतमंद व्यक्तियों जैसे कि नगर | वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
19 , जयवंत औद्योगिक एस्टेट पालिका/ जिला परिषद । सरकारी 

| 107. 68 करोड़ रुपये की लागत 
अस्पतालों के मरीजों और उनके 
63, तारदेव रोड, रिश्तेदारों और मलिन बस्तियों में रहने 

स्वीकृत 
तारदेव 

वाली जनसंख्या के जरूरतमंद वर्गों को 
मुंबई- 400034 

भोजन पकाने और प्रदान करने की 


रनपारा 


17 


18 


केन्द्र 


19 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii )] 


नगर , 


23 


व्यवस्था करना। 

107 . 68 करोड़ रुपये। 
श्री नवकार सरवर केन्द्र गुजरात राज्य में भिक्षु और तीर्थयात्रियों | वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
501, नालंदा एन्क्लेव | के लिए चिकित्सा सेवा 

2. 50 करोड़ रुपये की लागत 
सुदामा रिज़ॉर्ट के सामने | 2. 50 करोड़ रुपये । 

स्वीकृत 
प्रीतम 
एलिस ब्रिज का पहला स्लोप 

अहमदाबाद -06 
22 

कामधेनु अति निर्धन चिकित्सा सहायता | कामधेनु अति निर्धन चिकित्सा सहायता | वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
सोसायटी सोसायटी 

846.47 लाख रुपये की लागत 
प्रशासनिक ब्लॉक , | 846. 47 लाख रुपये । 

स्वीकृत 
एसजीपीजीआई , रायबरेली रोड , 
लखनऊ - 226014 
उत्तर प्रदेश 
डॉ सी . जे देसाई और जसवन्तीबेन | 

धरमपुर , जिला वलसाड, गुजरात में | वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
देसाई 

फाउंडेशन 

नेत्र और डायलिसिस सेंटर , पैथोलॉजी | 1000. 00 लाख रुपये की लागत 
एसबी टॉवर , प्रथम तल 

एवं दंत चिकित्सा लैब की स्थापना स्वीकृत 
37 , शेक्सपियर सरणी | 

1000 .00 लाख रुपये । 
कलकत्ता - 700017 
24 अनस्टोपेबल | ट्रयू हीरो एंड इवोल्यूशन 

वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
बी / 3/13, स्काईलार्क अपार्टमेंट | 4.37 करोड़ रुपये । 

4.37 करोड़ रुपये की लागत 
सटेलाईट रोड 

स्वीकृत 
अहमदाबाद - 380015 
25 

उबेदुल्ला अब्दुल रहमान राशिद | स्कूल और तकनीकी शिक्षा परियोजना | वित्त वर्ष 2016 - 17 के लिए 
एजूकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट | में वर्तमान गतिविधियों का विस्तार 

22. 60 करोड़ रुपये की लागत 
वनसाया गेट , कानका रोड, | 22.60 करोड़ रुपये । 

स्वीकृत 
डाकघर लूनावाड़ा एटी 

जिला महिसागर गुजरात 
||. आयकर अधिनियम , 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की 
सिफारिशों पर , आयकर नियम , 1962 के नियम 11 ड के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत , नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय 
समिति के द्वारा अनुमोदित संघों और संस्थानों से संबंधित परियोजनाओं/ स्कीमों को आगे और समयावधि के लिए बढ़ाने और /अथवा 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 क ग के तहत छूट के लिए वर्तमान परियोजनाओं/ स्कीमों की अनुमादित लागत में वृद्धि के लिए 
अधिसूचित करती है । 


युवा 


सारणी 


क्रम सं0 | संस्था का नाम व 

पता 


( 1 ) 


( 2) 


परियोजना अथवा | अधिसूचना सं० और तारीख तथा वैधता के | समिति द्वारा सिफारिश की 
स्कीम साथ अनुमोदित लागत 

गई अधिकतम लागत और 
अनुमोदन की विस्तारित 

अवधि 
( 3 ) 

( 5 ) 
मैत्री घर दिनांक 16. 10 . 2015 के सां० आ० । वित्तीय वर्ष 2016 - 17 हेतु 

करोड़ रुपये की 
2854 ( अ ) द्वारा वर्ष 2017- 18 तक | 2. 00 

अनुमोदित लागत को बढ़ाकर 
तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए; 

( 3. 00 करोड़ रूपये की कार्पस 


( 4 ) 


मैत्री 


जे - 92, ए . आर. डी . 
परिसर, आर . के. 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| निधि सहित ) 5. 00 करोड़ 
रुपये करने हेतु अनुमोदन 


पुरम , 
सेक्टर - 13, नई 
दिल्ली 110066 
ब्रह्मावेत्ता श्री 
देवराहा हंस बाबा 


2 


ट्रस्ट, 


179, करियप्पा मार्ग, 
सैनिक फार्म , 
नई दिल्ली 


वृद्धा भक्त निवास 
( वृद्धाश्रम), ध्यान 
योग केन्द्र और 
आयुर्वेदिक 
औषधालय हेतु 
भवन का निर्माण 
एवं संचालन 
11. 85 करोड़ 
रुपये 


दिनांक 260 .5 . 2000 के सां० आ० वित्तीय वर्ष 2016 - 17 हेतु 
497 ( अ ) द्वारा वर्ष 2002- 03 तक 

अनुमोदित लागत को 11. 85 

करोड़ रूपये से बढ़ाकर 19. 35 
तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के 

करोड़ रुपये करने हेतु 
लिए; 

अनुमोदन 
दिनांक 130 . 6. 2003 के सां०आ० 
690 ( अ ) द्वारा वर्ष 2006- 07 तक 
तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए; 
दिनांक 040. 9. 2006 के सां०आ० 
1411 ( अ .) द्वारा वर्ष 2008 - 09 तक 
तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के 
लिए; 
दिनांक 220 . 3. 2010 के सां० आ० 
637 ( अ ) द्वारा लागत को 7 .55 
करोड़ रूपये से बढ़ाकर 11. 85 करोड़ 
रूपये करने के साथ -साथ वर्ष 2011 
12 तक तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
के लिए ; 
दिनांक 12.03. 2013 के सां०आ० 
651 ( अ ) द्वारा वर्ष 2014- 15 तक 
तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए; 
दिनांक 10. 11. 2015 के सां०आ० 
3039 ( अ ) द्वारा वर्ष 2017- 18 तक 
तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए; 
दिनांक 28. 09. 2010 के सां० आ० 7. 49 करोड़ रूपये की 

| अनुमोदित लागत में कोई 
2349 ( अ ) द्वारा वर्ष 2012- 13 तक 

परिवर्तन किए बिना वित्तीय 
तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए; 

वर्ष 2016- 17 की अनुमोदित 
दिनांक 17. 10 . 2013 के सां०आ० । अवधि के विस्तार का 
3169 ( अ) द्वारा वर्ष 2015 - 16 तक 

अनुमोदन 
तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए ; 


3 


क्रिसचन सोशल दयासागर ग्रामीण 
सोसायटी , 

अस्पताल 

7. 49 करोड़ रुपये 
बालाजी अपार्टमेंट , 
पाडा सं0 3, 
लोकमान्य नगर , 
नजदीक गंगवाल 
अस्पताल , 
ठाणे- 400606 
दिल्ली एसोसिएशन बहरे व्यक्तियों के 
आफॅ द डैफ , लिए अनुसंधान 

और पुनर्वास केंद्र 
पंजीकृत कार्यालय , 

100 लाख रुपये 
92 कमला मार्केट , 
नई दिल्ली - 110002 


दिनांक 30. 11 . 1992 के सां० आ० | 100 . 00 करोड़ रूपये की 

| अनुमोदित लागत में कोई 
878 ( अ ) द्वारा वर्ष 1994 -95 तक 

परिवर्तन किए बिना वित्तीय 
तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए ; | वर्ष 2016 - 17 की अनमोदित 
दिनांक 3. 05.1995 के सां०आ० 404 | अवधि के विस्तार का 
( अ ) द्वारा वर्ष 1997 - 98 तक और 

अनुमोदन 
तीन वित्तीय वर्षों के लिए; 
दिनांक 20 .05 .1998 के सां०० 
437 ( अ) द्वारा वर्ष 2000 -01 तक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii)] 


और तीन वित्तीय वर्षों के लिए; 
दिनांक 18. 10 . 2001 के सां०आ० 
1049 ( अ ) द्वारा वर्ष 2003-04 तक 
और तीन वित्तीय वर्षों के लिए ; 
दिनांक 25 .05. 2005 के सां०आ० 
717 ( अ ) द्वारा वर्ष 2006 - 07 तक 

और तीन वित्तीय वर्षों के लिए ; 
दिनांक 04 .06. 2008 के सां०आ० 
1314 ( अ ) द्वारा वर्ष 2009- 10 तक 
तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए; 
दिनांक 11. 10 . 2010 के सां० आ० 
2526 ( ०अ ) के द्वारा वर्ष 2012-13 
तक तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के 
लिए; 
दिनांक 11. 02. 2015 के सां०आ० 
477 ( अ ) द्वारा वर्ष 2015 - 16 तक 
तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए; 


III. यह अधिसूचना तत्संबंधी संस्थानों/ परियोजनाओं के सामने उल्लिखित परियोजना या स्कीमों बावत वित्तीय वर्ष के संबंध में 

और की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी । 
IV . धारा 35 कग के तहत छूट कम्पनी अधिनियम और कम्पनी (सीएसआर ) नियम , 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के 
अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी । 


[ सं . 3/ 2017/ फा. सं . वी . 27015/7/ 2016 -एस ओ ( रा . स. ) 


एस . आर. शर्मा, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st February, 2017 
S . 0 . 333 ( E). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( I) read with clause ( b ) of the Explanation 
to Section 35 AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendation of the 
National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, hereby notifies the institutions approved by the said 
National Committee , mentioned in column (2 ) of the Table below , and approves the eligible projects or schemes 
specified to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said 
Table , and also specifies in the column ( 4 ) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as 
deduction under the said section 35 AC for the period of approval, namely : 

TABLE 


No . 


Name 

the Project or scheme Maximum amount of cost to be allowed as deduction 
Institution /Organization and estimated cost under section 35AC and period of approval 

thereof 
___ ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
Shivesh Autism Charitable Awareness Creation Approved the cost of Rs. 1.00 crore for financial 
Trust, 

on autism and 

year 2016 - 17 


( 1 ) 


[ TT II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 -H , K . K . Nagar, 
Avarampalayam 
Coimbatore - 641044 
Seva Chakkara Orphanage 
89 /41, Sami Pillai Street 
Choolai, Chennai-600112 . 


Approved the cost of Rs. 993 .40 lakh for financial 
year 2016 -17 


Approved the cost of Rs. 3.60 crore for financial 
year 2016 - 17 


Shri Akkalkot SwamiSeva 
Mandal 
C /o . C . S . Rahatekar Plot 
No. 40, Shri Swami Kripa, 
1st Floor , Vadavali Section , 
Ambarnath , 
( East ) Dist:- Thane, 
Maharashtra - 421501 


development for 
autism centre 
Rs. 1.01 crore 
Renovation of existing 
building and purchase 
& construction of 
new building 
Rs. 993. 40 Lakh 
Rehabilitation cum 
Recreational Home 
| for child beggars, 
street dwelling and 
underprivileged slum 
children , Old Age 
Home for Senior 
Citizen . 
Rs. 3 .60 Crore 
Setting up of a 
vocational education 
centre (i) Short term 
( ITI courses) in 
Computer, Mobile 
repairing, short hand 
and typing and (ii) 
Para Medical Courses 
like Nursing, DMLT, 
Ex-Ray Machine 
Operator, 
Physiotherapy for 
rural poor people of 
Ganjam District of 
Odisha 
Rs. 7 . 35 Crore 
Destitute Children 
Rehabilitation Centre 
Rs. 126 . 00 Lakh 


Govinda Pradhan Smruti 
Sansad (GPSS ) 
AT – Bank Colony, 1st 
Lane 
Gate Bazar, Berhampur 
Ganjam -760001 


Approved the cost of Rs. 7 . 35 crore for financial 
year 2016 - 17 


Approved the cost of Rs. 126 .00 lakh for financial 
year 2016 - 17 


Approved the cost of Rs. 202.43 lakh for financial 
| year 2016 - 17 


Shri K . K . Shah 
Sabarkantha Arogya 
Mandal 
Rs. 202. 43 Lakh 


Harishpur Prostitute 
Children Rehabilitation 
Centre 
Village Bidyadharpur 
P . O . Sonarpur, 
Kolkatta -700150 
Shri K . K . Shah Sabrkantha 
Arogya Mandal, Vatrak 
At & PO Vatrak 
TA : Bayad , District 
Aravalli, Gujarat- 383326 
Centurion Science and 
Technology 
Entrepreneurship 
Facilitation Centre 
AT: Alluri Nagar 
PO : R .Sitapur, VIA 
Uppalada, Paralakhemundi 

District Gajpati - 761211 
Budhuvir Educational Trust 
AT - Bartoli, PO Jabaghat 
Via Jhirpani, Rourkela 
769042 PS Bondamunda 
District Sundargarh , Odisha 


Approved the cost of Rs. 10 .31 crore for financial 
year 2016 - 17 


Skill Training of BPL 
Women & Youth for 
Nano Mini 
Entrepreneurship 
Rs. 10 .31 Crore 


Approved the cost of Rs. 12 .00 crore for financial 
year 2016 - 17 


Provide Quality skill 
India Digitalized 
Vocational Training 
for the BPL & ST /SC 
students 
Rs. 12 .00 Crore 
Upgradation & 
modernization of 


Bai Jerbai Wadia Hospital 
for Children 


Approved the cost of Rs. 110 . 00 crore for financial 
year 2016 - 17 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


Acharya Donde Marg , research centre at Bai 
Parel District Mumbai Jerbai Wadia Hospital 
400012 Maharashtra 

for children 

Rs. 110 .00 Crore 
Future Hope India 

Construction of a Approved the cost of Rs. 41 .40 crore for financial 
1 /8 , Rowland Road , 

school and hostel at year 2016 - 17 
Kolkatta -700020 

Rajarhat, Kolkatta , 
West Bengal 

Rs. 41.40 Crore 
Suryoday Trust, 

School construction Approved the cost of Rs. 2 .60 crore for financial 
105, Shraddha Shopping for the mentally year 2016 - 17 
Centre CHSL , 

challenged children 
Old Nagardas Road Andheri ( Approx . 15 - 200 
East , Mumbai - 401203 children at Nalasopara 

West) 

Rs. 2 .60 Crore 
Jain India Trust 

Scholarship Project Approved the cost of Rs. 475 . 09 lakh for financial 
Siyat House , 

Rs. 475 .09 Lakh year 2016 - 17 
4th floor, No. 961, 
Poonamallee High Road 
Chennai -600084 
Shree Ganesh Seva Trust for ‘Saanidhya – 

Approved the cost of Rs. 6 .00 crore for financial 
the Exceptional Persons Shaswath Life Time year 2016 - 17 
Shree Ganesh 

Stay home for the 
Kandettu , Bikarnakatta Adult Mentally 
Mangalore -575005 

Challenged 

Rs. 6 . 00 Crore 
Bharat Sevashram Sangha Extension of Bharat Approved the cost of Rs. 73. 24 crore for financial 
211 , Rash Behari Avenue Sevashram Sangha year 2016 - 17 
Kolkatta -700019 

Hospital from 100 
Bed to 500 Bed 

Rs. 73 .24 crore 
Health and Education for all Heal Paradise 

| Approved the cost of Rs. 23 . 70 crore for second 
(HEAL ) 

Rs. 57. 00 Crore phase for financial year 2016 - 17 
Heal Paradise , Thotapalli 
Village Agiripalli Mandal, 
Krishna District 
Andhra Pradesh - 521211 
Ranapara Gram Bikash Women 

Approved the cost of Rs. 6 .84 Crore crore for 
Kendra 

empowerment & financial year 2016 - 17 
Village Ranapara 

children education for 
P .O . Deorah , P . S . Amta the rural poor in the 
Howrah -711401 West backward District of 
Bengal 

East Midnapore , West 
Midnapore & Bankura 

Rs. 6 .84 Crore 
Anandam 

Anandam /Anandam Approved the cost of Rs. 881 .00 lakh for financial 
No. 2 , Sarangapani 

Hospice /Anandam year 2016 -17 
St. Krishnapuram Ambattr Tuition 
Chennai-600053 

Centre /Anandam 
Medical Care Centre 

Rs. 881. 00 Lakh 
Vivekananda Kendra Rock 

Approved the cost of Rs. 6 .25 crore for financial 
Memorial 

Academy for Indian | year 2016 -17 
and Vivekanand Kendra Culture , Yoga and 
Vivekanandapuram , 

Management 
Kanyakumari-629702 ( VK AICYAM ) 

Rs. 6 . 25 Crore 
Jagriti Yuva Sansthan 

Vermi Compost Jaivik | Approved the cost of Rs. 10 .00 lakh for financial 
Gram Jamgaon Post 

Khad Nirman 

year 2016 - 17 


[ TT II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Training Programme 
Rs. 10 . 00 Lakh 


20 


Jamgaon , Tehsil Nainpur 
District Mandla - 481776 
Madhya Pradesh 
Iskon Food Relief 
Foundation 
19 , Jaywant Industrial 
Estate 
63 , Tardeo Road, 
Tardeo 
Mumbai-400034 


| Approved the cost of Rs. 107 .68 crore for financial 
year 2016 - 17 


Cooking and 
Providing Meals to 
needy person , such as 
patients of 
Municipal/Zila 
Parishad /Government 
Hospitals and their 
relatives and needy 
sections of the 
population living in 
slums 
Rs. 107.68 Crore 


Approved the cost of Rs. 2 .50 crore for financial 
year 2016 - 17 


Monk and Pilgrims in 
Gujarat State 
Rs. 2 .50 Crore 


Approved the cost of Rs. 846 .47 lakh for financial 
year 2016 - 17 


Shree Navkar Sarvar 
Kendra 
501, Nalanda Enclave 
Opp . Sudama Resort 
Pritam Nagar, First Slop 
Ellis Bridge Ahmedabad - 06 
Kamdhenu Ati Nirdhan 
Chiktsa Sahayata Society 
Administrative Block , 
SGPGI, Raebareilly Road, 
Lucknow - 226014 
Uttar Pradesh 
Dr. C .J . Desai and 
Jaswantiben Desai 
Foundation 
SB Tower, 1st Floor 
37 , Shakespeare Sarani 
Kokatta - 700017 


Kamdhenu Ati 
Nirdhan Chikitsa 
Sahayata Society 
Rs. 846 . 47 Lakh 


Establishment of EYE | Approved the cost of Rs . 1000 .00 lakh for financial 
& Dialysis Centre , year 2016 - 17 
Pathology & Dental 
Lab at Dharampur , 
District Valsad , 
Gujarat 
Rs. 1000. 00 Lakh 
True Hero & 

Approved the cost of Rs. 4 . 37 crore for financial 
Evolution 

year 2016 - 17 
Rs. 4 . 37 Crore 


Yuva Unstoppable 
B / 3 / 13 , Skylark Apartment 
Satellite Road 
Ahmedabad - 380015 
Ubedullah Abdulrehman 
Rashid Education and 
Charitable Trust 
Wansya Gate , Kanka Road , 
AT Post Lunawada 
District Mahisagar Gujarat 


Approved the cost of Rs. 22.60 crore for financial 
year 2016 - 17 


Extension of present 
activities in School 
and Technical 
Education project 
Rs. 22 .60 Crore 


II . In exercise of the powers conferred by sub -section (I) read with clause (b ) of the Explanation to Section 35 AC of 
the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the CentralGovernment, on the recommendation of the National Committee for 
Promotion of Social and Economic Welfare , under sub - rule (5 ) of Rule 11M of the Income Tax Rules , 1962 hereby 
notifies the extension of the projects/ schemes for a further period and /or enhanced sanctioned cost for the existing 
projects/schemes for exemption under section 35 AC of the Income Tax Act, 1961, in respect of the associations and 
institutions approved by the said National Committee ,mentioned in the Table below . 

TABLE 


SI. Name & address of Projector 
No the Institution 

scheme 


Notification No. and date and Maximum amount of cost 
sanctioned cost with validity and extended period of 

approval recommended by 
the Committee 

(5 ) 
• S . O . 2854 ( E ) dated 16 . 10 .2015 | Approved enhancement of 

cost from Rs. 2 .00 core to 


( 1 ) 


( 4 ) 


( 2 ) 
MAITRI 
J - 92 , A .R .D . 


( 3 ) 
MaitriGhar 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II— SEC . 3 ( ii)] 


Complex , R . K . Puram , 
Sector - 13, New 
Delhi- 110066 


Brahmavetta Shree 
Devaraha Hans Baba 
Trust, 
179 , Cariappa Marg, 
Sainik Farm , 
New Delhi. 


Construction 
of building 
and running 
of Vridha 
Bhakt Niwas 
(Old Age 
Home ), 
Dhyan Yoga 
Kendra and 
Ayurvedic 
dispensary . 


for a period of three financial | Rs. 5 .00 crore (including 
years till 2017- 18 

Rs. 3 .00 crore as corpus 
fund ) for the financial year 

2016 - 17 . 
S . O .497 (E ) dated 26 .5 . 2000 Approved enhancement of 
for a period of three financial cost from Rs. 11 . 85 crore to 
years till 2002 -03 ; 

Rs. 19 . 35 crore for the 
S . O . 690 ( E ) dated 13.6 .2003 financial year 2016 - 17 . 
for a period of three financial 
years till 2006 -07 ; 
S . O . 1411 (E ) dated 04 .09 . 2006 
for a period of three financial 
years till 2008 -09 ; 
S . O . No.637 (E ) dated 
22. 03 . 2010 for a period of 
three financial years till 2011 
12 alongwith enhancement of 
cost from Rs. 7 .55 crore to Rs. 
11 .85 crore ; 
S . O . 651( E ) dated 12 .03. 2013 
for a period of three financial 
years till 2014 - 15 ; 
S . O . 3039 ( E ) dated 10 . 11.2015 
for a period of three financial 
years till 2017 - 18 . 
S .O . No. 2349 ( E ) dated 

Approved extension of 
28 .09.2010 for a period of period of approval for the 
three financial years 2012 - 13 ; financial year 2016 - 17 
S . O . No. 3169 ( E ) dated without any change in the 
17 . 10 . 2013 for a period of approved cost of Rs.7 .49 
three financial years till 2015 - | crore . 


Dayasagar 
Rural 
Hospital. 
Rs. 7 .49 crore 


Christian Social 
Society , 
Balaji Apartment, 
Pada No. 3 , 
Lokmanya Nagar, 
Near Gangwal 
Hospital, 
Thane 400606 . 
Delhi Association of 
the Deaf, 
Regd . Office, 92 
Kamla Market, 
New Delhi 110002 . 


16 


Research and 
Rehabilitation 
Centre for the 
Deaf Rs. 
100 lakh 


95 ; 


S . O . No . 878 ( E ) dated 

Approved extension of 
30. 11.1992 for a period of period of approval for the 
three financial years till 1994 financial year 2016 - 17 

without any change in the 
S .O . 404 ( E ) dated 3 .5 . 1995 for approved cost of Rs. 100 .00 
further three financial years till | lakh . 
1997 - 98 ; 
S .O . No. 437 ( E ) dated 
20. 5 . 1998 for further three 
financial years till 2000 - 2001 ; 
S . O . No . 1049 ( E ) dated 
18 . 10 . 2001 for further three 
financial years till 2003 - 2004 ; 
S .O . No. 717 ( E ) dated 
25 .05 . 2005 for three financial 
years till 2006 -07 ; 
S . O .No . 1314 ( E ) dated 
4 .6 .2008 for a period of three 
financial years till 2009 - 10 ; 
S . O . 2526 ( E ) dated 11 . 10 .2010 
for a period of three financial 
years till 2012 - 13 ; 
S . O . 477 ( E ) dated 11. 2 .2015 
for a period of three financial 
years till 2015 - 16 . 


III. This notification shall remain in force for the period of and in relation to financial year in respect of the projects or 
schemes mentioned above against the respective institutions/ projects. 


[ 471 II - QU5 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


IV . The exemption u /s 35 AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the 
Companies Act and Companies (CSR ) Rules, 2014 . 


[No. 3/ 2017 / F .No. V . 27015 /7 /2016 - SO (NAT.COM ) ] 

S .R . SHARMA, Director (National Committee ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

ALOK 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2017 .02.04 
10 : 12 :54 + 05 30 


KUMAR 


